रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


amais 


RSSIN 

Mahate 


0 


aAN 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , अक्तूबर 11 , 2017 / आश्विन 19 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 11, 2017 /ASVINA 19, 1939 


सं . 834 ] 


No. 834 ] 


NEW DELH 


वित्त मंत्रालय 
( आर्थिक कार्यविभाग ) 

अधिसूचना 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर , 2017 


सा . का .नि .1241( अ ). केंद्रीय सरकार सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 (1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसान विकास पत्र नियम , 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1 . 


(1 ) इस नियम का संक्षित नाम किसान विकास पत्र ( संशोधन ) नियम , 2017 है । 


( 2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे । 


2. किसान विकास पत्र नियम , 2014 में , 


(i) नियम 2 में खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात : 

"( क ) आधार संख्या से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम , 
2016 ( 2016 का 18) की धारा 2 के खंड ( क ) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है । 

( कक ) अधिनियम से सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 ( 1959 का 46) अभिप्रेत है । 
( ii) नियम 6 के पश्चात , निम्नलिखित नियम अंत :स्थापित किया जाएगा ; अर्थात : 


"(6क ) खाताधारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान 
होगी । 


परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा। 


6158 GI/ 2017 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी आधार 
संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर , 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक या बैंक में अपनी आधार संख्या प्रस्तुत 
perft alofti” 


[4 . . 1/3/2015 - JA YH - II ] 


प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


fequft: falsa penghT HAT.AT. . 705( 27) feriti 23 fedale , 2014 GRT HRT I 276747 , TUTAR UT ATT- II , DE 3, 
39 - 45 (0) # halfeta fant ut at Bite acT9T1T B E AT À , AT. FT. FÀ . 330 (3T), arta 21 ATF , 2016 , AT. FOL. h . 
353( 37 ), arta 29 HT , 2016 AT.A . a . 945 ( 37 ), arte 30 PACCP , 2016 , HT. T. . 381(2 ), arta 31 HT , 2017 Bite 
AT. A .F . 862 (37), arta 30 14 , 2017 GRT ÅTfTa feally ETI 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Economic Affairs) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 29th September, 2017 


G .S . R . 1241( E ). — In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate 
Act , 1959 ( 46 of 1959), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Kisan Vikas 
Patra Rules, 2014 , namely : - 
1. (1) These rules may be called the Kisan Vikas Patra (Amendment) Rules, 2017 . 
(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

In the Kisan Vikas Patra Rules, 2014 , 


(i) in rule 2, for clause (a ), the following clauses shall be substituted , namely: 


( a ) “ Aadhaar number” means an identification number as defined in clause (a ) of section 2 of the Aadhaar 
( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016 ); 
(aa ) “ Act” means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959 ); ; 
(ii ) after rule 6, the following rule shall be inserted , namely: 
" (6A ) Identification of Account holders - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of 

establishing the identity of an account holder : 


Provided that where Aadhaar number has not been assigned , the depositor shall submit proof of application of 
enrolment for Aadhaar : 


Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of 
application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Bank 
concerned , on or before the 31st day of December, 2017 .” . 


[F . No. 1 /3 /2015 -NS. II ] 


PRASHANTGOYAL , Jt. Secy . 


Note : The principal rules were published in the Gazette of India , extraordinary, part -II , section 3 , sub -section (i) vide 

notification number G .S .R . 705 (E ), dated the 23rd September, 2014 and subsequently amended vide 
notification number G .S .R . 330 (E ), dated the 21st March , 2016 , G .S .R . 353 ( E ), dated the 29th March , 2016 , 
G .S .R . 945 (E ) dated the 30th September, 2016 , G . S .R . 381 (E ), dated the 31st March , 2017 and G .S . R . 862(E ), 
dated the 30th June , 2017 . 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर , 2017 


सा . का .नि .1242( अ ). - केन्द्रीय सरकार , सरकारी बचत बैंक अधिनियम , 1873 ( 1873 का 5) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम, 1981 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , 
अर्थात : 


1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाकघर बचत बैंक सामान्य (संशोधन) नियम, 2017 है। 


( 2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे। 


2. डाकघर बचत बैंक सामान्य नियम , 1981 में , - 


(i) नियम 2 में खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात : 

"( क ) आधार संख्या सेआधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम , 
2016 ( 2016 का 18) की धारा 2 के खंड ( क ) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है। 
( कक) खाता से बचत खाता , एक आवर्ती जमा खाता , सावधि जमा खाता, एमआईएस खाता , सुकन्या समृद्धि खाता अथवा 

ज्येष्ठ नागरिक जमा खाता अभिप्रेत है। " 
(ii ) नियम 3 के पश्चात , निम्नलिखित नियम अंत :स्थापित किया जाएगा ; अर्थात : 


“( 3क) खाताधारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान 
होगी । 


परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा । 


परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी 
आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघरबचत बैंक या जमा कार्यालय या बैंक को 
अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी । " 


[ फा . सं. 1/ 3/ 2015- एनएस - II ] 
प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : मूल नियम अधिसूचना सा . का . नि . 662( अ)दिनांक 17 दिसंबर , 1981 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग- II , खंड 3 , 
उप - खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात इसे अधिसूचना सं . सा . का . नि . 348 ( अ ), तारीख 10 मई, 2002, सा . का . नि . 
586( अ ), तारीख 25 जुलाई , 2003 और सा . का . नि . 219 ( अ ), तारीख 13 मई, 2014 द्वारा संशोधित किया गया था । 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th September, 2017 
G . S .R . 1242 ( E ). — In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Bank Act , 1873 
( 5 of 1873), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank 
General Rules , 1981 , namely: - 
1 . (1 ) These rules may be called the Post Office Savings Bank General ( Amendment) Rules, 2017 . 
___ ( 2 ) They shall come into force onthe date of their publicationinthe Official Gazette. 
2. In the Post Office Savings Bank General Rules, 1981, 

(i) in rule 2 , for clause (a ), the following clauses shall be substituted , namely : 
“ (a ) “ Aadhaar number means an identification number as defined in clause ( a) of section 2 of the Aadhaar 

( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ( 18 of 2016 ) ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 (i)] 


( aa ) Account means a Savings Account , a Recurring Deposit Account , a Time deposit Account , Monthly 

Income Scheme Account, Sukanya Samriddhi Account or Senior Citizens Savings Account ;" ; 
( ii ) after rule 3, the following rule shall be inserted , namely : 
“ (3A ) Identification of Account holders. - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of 
establishing the identity of an account holder : 

Provided that where Aadhaar number has not been assigned , the depositor shall submit proof of application of 
enrolment for Aadhaar: 
Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of 
application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Deposit 
Office concerned , on or before the 31st day of December , 2017 ” . 

_ [ E. No. 1/ 3/ 2015 - NS .II ] 

PRASHANT GOYAL, Jt. Secy . 
Note : — The principal rules were published in the Gazette of India , extraordinary , part - II , section 3 , sub -section (i) vide 

notification number G. S. R. 662 ( E), dated the 17th December , 1981 and subsequently amended vide 
notification numbers G. S . R. 348 ( E), dated the 10th May , 2002, G. S . R. 586 ( E ) dated the 25th July, 2003 and 
G. S. R.219 ( E) dated the 13th March, 2014. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 सितम्बर , 2017 
सा. का.नि . 1243 ( अ).- केन्द्रीयसरकार , लोक भविष्य निधि अधिनियम, 1968 ( 1968 का 23 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोक भविष्य निधि स्कीम,1968 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 


1. (1 ) इस स्कीम को लोक भविष्य निधि ( संशोधन ) स्कीम, 2017 कहा जाएगा । 

( 2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे । 
2. लोक भविष्य निधि स्कीम ,1968 में , 


(i) पैरा 2 में खंड ( क ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात : 

“( क ) आधार संख्या से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम , 
2016 ( 2016 का 18) की धारा 2 के खंड (क ) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है । 

( कक ) खाता से इस स्कीम के अंतर्गत लोक भविष्य निधि खाता अभिप्रेत है; " 
( ii ) पैरा 4 के पश्चात , निम्नलिखित पैरा अंत : स्थापित किया जाएगा; अर्थात: 


“( 4क ) खाताधारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान 
होगी: 


परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा । 


परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी 
आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर , 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक या लेखा कार्यालय में अपनी 


आधार संख्या प्रस्तुत करनी होगी । ” 


[ फा . सं. 1/ 3/ 2015- एनएस - II] 


प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी: प्रधान योजना सा . का . नि . 1136 ( अ) तारीख 15 जून , 1968 द्वारा अधिसूचित की गई थी और तत्पश्चात सा . का . नि 368 ( अ ) , 
तारीख 1.8. 72, सा . का . नि 217( अ ), तारीख 16. 3. 83, सा . का . नि 54 ( अ ), तारीख 7. 2. 84, सा . का . नि 895 ( अ), तारीख 23. 6. 86, 


[ TT II - QUS 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


HTCT. 1013(3 ), arta 20.8 . 86 , AT. TIT . 793(3 ), arta 29 .8 . 89, ST. . 477 (3 ), arta 25 . 5 .94 , HT. TIT. 
489 (37), arta 6 .7 .99 , T. FL. 908 (3 ), arte 6 . 12 . 2000 , HT. A . 679 ( 37 ), arta 4. 10 .2002 ,91. FT. 768 (3 ), 
arta 15 . 11. 2002, 91. col. 585 ( 3T), arta 25.7 .2003, AT.FT. 690 (2 ), arta 27 .8 .2003, . 755 ( 37 ), arta 
19 . 11.2004, HT.ST. 291(2 ), arte 13.5.2005, H .FT. 956 (2 ), arta 7.12. 2010 , HT. T. 844 (3 ), arte 
25 . 11.2011, Bite HT.TT.A 225 (37), arta 13. 3.2014 , HTFT. .496 (3T), arta 11 ais, 2014 , HTFT. 1.588( 3T), 
arta 13 347, 2014 , HT. T. . 350 ( 31 ), arta 29 HET, 2016 ,71.F . 388 (3T), arte 31 HP, 2017 ,HT.FT. FA . 
940 (ET ), aria 30f4diale , 2017 3ite HT. . . 860 (3 ), arta 30614 , 2017 , ERT GHÊ HYTTEGA Paty Tye 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th September, 2017 
G .S .R . 1243(E ). — In exercise of the powers conferred by section 3 of the Public Provident Fund Act, 1968 ( 23 
of 1968 ) , the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Public Provident Fund 
Scheme, 1968 , namely : - 
1. ( 1) This Scheme may be called the Public Provident Fund ( Amendment) Scheme, 2017 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


In the Public Provident Fund Scheme, 1968, 


(i) in Paragraph 2 , for clause (a ), the following clauses shall be substituted , namely : 
“ (a ) Aadhaar number means an identification number as defined in clause ( a) of section 2 of the Aadhaar 

( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ( 18 of 2016 ); 


(aa ) Account means a Public Provident Fund Account under this Scheme;" ; 


(ii ) after paragraph 4 , the following paragraph shall be inserted , namely : 


“ (4A ) Identification of Account holders. - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of 

establishing the identity of an account holder : 


Provided that where Aadhaar number has not been assigned , the depositor shall submit proof of application of 
enrolment for Aadhaar: 


Provided further that every depositor under this scheme who has not given his Aadhaar number at the time of 
application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank or Accounts 
Office concerned , on or before the 31st day of December, 2017 . ” . 

[F. No. 1/3/2015 -NS. II] 


PRASHANT GOYAL , Jt. Secy . 


Note : 


The principal Scheme was notified vide G .S . R . 1136 (E ). dated 15 .6 . 1968 and amended vide G . S .R . 368 (E ) , 
dated 1.8 .72 , G .S . R . 217 ( E ), dated 16 .3 .83 , G . S. R . 54( E ), dated 7. 2.84 , G .S .R . 895 (E ), dated 23 .6 . 86 , G .S .R . 
1013 (E ), dated 20 .8 .86 , G . S .R . 793 ( E ), dated 29.8 .89, G .S .R . 477 ( E ), dated 25 .5 . 94 , G .S .R . 489 (E ) dated 
6 .7 .99 , G . S . R .908 (E ), dated 6 . 12 .2000, G . S . R .679 ( E ), dated 4 . 10 . 2002, G .S .R . 768 ( E ), dated 15 . 11. 2002 , 
G .S .R . 585 ( E ), dated 25 .7 .2003, G .S .R .690 (E ), dated 27 .8 . 2003 , G . S. R .755 ( E ), dated 19 . 11. 2004 , G . S .R . 
291( E ), dated 13.5 .2005, G .S .R .956 ( E ), dated 7 .12 .2010 , G .S .R . 844 ( E ), dated 25 . 11.2011 and 225 ( E ) dated 
13. 3.2014 , G . S. R . 496 ( E ), dated 11.7 .2014 , G . S. R . 588 ( E ), dated 13.8 .2014 , G . S. R . 350 ( E ) dated 29 .3. 2016 , 
G .S .R . 940 (E ), dated 30. 9.2017 and G .S .R . 388 (E ), dated 31. 3.2017 and G .S .R . 860 (E ), dated 30.6 . 2017. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 29 सितम्बर , 2017 


सा . का .नि .1244( अ)- केंद्रीय सरकार , सरकारी बचत पत्र अधिनियम , 1959 ( 1959 का 46 ) की धारा 12 द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रीय बचत पत्र ( VIII निर्गम ) नियम , 1989 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती 
है , अर्थात : 


1. 


(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बचत पत्र ( VIII निर्गम)(संशोधन ) नियम, 2017 है। 


( 2) ये राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे । 


2. राष्ट्रीय बचत पत्र ( VIII निर्गम ) नियम , 1989 में , 


(i) नियम 2 में खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा , अर्थात : 

"(i) आधार संख्या से आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों , प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान ) अधिनियम , 
2016 ( 2016 का 18) की धारा 2 के खंड ( क ) में यथा परिभाषित पहचान संख्या अभिप्रेत है । 

( क ) अधिनियम से सरकारी बचत पत्र अधिनियम 1959 ( 1959 का 46 ) अभिप्रेत है। 
( ii) नियम 4 के पश्चात , निम्नलिखित नियम अंत :स्थापित किया जाएगा ; अर्थात : 


"( 4क ) खाताधारक की पहचान - यह आधार संख्या खाता धारक की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ विशिष्ट पहचान 


होगी । 


परंतु जहां आधार संख्या नहीं दी गई है, जमाकर्ता आधार के लिए नामांकन के आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत करेगा । 


परंतु और यह भी कि इस नियम के अधीन प्रत्येक जमाकर्ता को जिसने ऐसे जमा के लिए आवेदन करते समय अपनी 
आधार संख्या नहीं दी है, को 31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले संबंधित डाकघर बचत बैंक में अपनी आधार संख्या प्रस्तुत 
करनी होगी। ” 


[ फा .सं . 1/3/2015- एनएस-II] 


प्रशांत गोयल , संयुक्त सचिव 


टिप्पणी : मूल नियम सा . का . नि . 496( अ ), तारीख 1 मई , 1989, को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात इसे सा . का .नि .508( अ ), 
तारीख 23 मई , 1990, सा . का .नि . 120( अ), तारीख 18 मार्च, 1998, सा . का . नि . 7 ( अ), तारीख 1 जनवरी , 1999, सा . का .नि . 
491( अ), तारीख 6 जुलाई , 1999, सा . का .नि . 47 ( अ), तारीख 15 जनवरी , 2000 , सा . का . नि .156( अ), तारीख 1 मार्च, 
2001, सा . का . नि . 572( अ), तारीख 2 अगस्त , 2001, सा . का . नि . 163( अ ), तारीख 1 मार्च, 2002, सा . का . नि . 711 ( अ ), तारीख 17 
अक्टूबर, 2002, सा . का .नि . 179( अ), तारीख1 मार्च, 2003, सा . का .नि . 590( अ), तारीख 25 जुलाई, 2003, सा . का . नि . 591 (अ ), 
तारीख 25 जुलाई, 2003, सा . का . नि . 820( अ), तारीख 16 अक्टूबर , 2003, सा . का . नि . 289( अ), तारीख 13मई , 2005, सा . का .नि . 
744(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2011 और सा. का .नि . 842 ( अ), तारीख 25नवंबर, 2011, सा . का .नि. 318( अ), तारीख 25 अप्रैल , 
2013, और सा . का .नि . 397( अ), तारीख 25 जून , 2013, सा . का . नि .226( अ), तारीख 13 मार्च, 2014, सा . का . नि . 494( अ ) , 
तारीख 11जुलाई, 2014, सा . का .नि . 354( अ), तारीख 29 मार्च, 2016, सा . का. नि . 944( अ), तारीख 30 सितंबर , 
2016, सा . का . नि .54( अ), तारीख18 जनवरी , 2017 , सा . का . नि . 382 ( अ ), तारीख 31 मार्च, 2017 और सा . का . नि . 863( अ ), तारीख 
30 जून, 2017 द्वारा संशोधित किए गए थे। 


[911 II - QU5 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 29th September, 2017 
G .S .R . 1244( E ). - In exercise of the powers conferred by section 12 of the Government Savings Certificate 
Act , 1959 ( 46 of 1959 ), the Central Government hereby makes the following Rules further to amend National Savings 
Certificate (VIII Issue ) Rules, 1989, namely : 


1. 


(1 ) These rules may be called the National Savings Certificate (VIII Issue ) (Amendment) Rules , 2017. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

In the National Savings Certificate (VIII Issue ) Rules, 1989 , - 


2. 


(i) in rule 2, for clause (i), the following clauses shall be substituted , namely: 
(i) “ Aadhaar number” means an identification number as defined in clause (a ) of section 2 of the Aadhaar 

( Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 ( 18 of 2016 ); 
(ia ) “ Act” means the Government Savings Certificates Act, 1959 (46 of 1959);”; 
( ii ) after rule 4 , the following rule shall be inserted , namely : 
“ (4A ) Identification of Account holders. - The Aadhaar number shall be the unique identifier for the purpose of 
establishing the identity of an account holder: 
Provided that where Aadhaar number has not been assigned , the depositor shall submit proof of application of 
enrolment for Aadhaar: 


Provided further that every depositor under this rule who has not given his Aadhaar number at the time of 
application for such deposit shall submit his Aadhaar number to the Post Office Savings Bank concerned , on or 
before the 31st day of December, 2017.” . 


[F . No. 1/3 /2015 -NS.II] 


PRASHANT GOYAL , Jt. Secy . 


Note : — The principal rules were published vide G .S . R . 496 ( E ), dated the 1st May, 1989 and subsequently amended 

vide G .S . R . 508 (E ), dated the 23rd May, 1990 , G .S . R . 120 ( E ), dated the 18th March , 1998 , G . S .R . 7 (E ), dated 
the 1st January , 1999 , G .S .R . 491 (E ), dated the 6th July , 1999, G .S .R . 47 ( E ), dated the 15th January , 2000 , 
G .S . R . 156 ( E ), dated the 1st March , 2001, G . S. R . 572 (e ), dated the 2nd August , 2001 , G .S .R . 163( E ), dated the 
1st March , 2002 , G .S .R . 711 (E ), dated the 17th October, 2002 , G . S .R . 179 ( E ), dated the 1st March , 2003 , 
G . S. R . 590 ( E ), dated the 25th July , 2003 , G .S .R . 591 (E ), dated the 25th July, 2003 , G . S. R . 820 ( E ), dated the 
16th October, 2003 , G .S . R . 289 ( E ) dated the 13th May, 2005 , G . S .R . 744 ( E ), dated the 4th October, 2011 , 
G . S .R . 842 ( E ) dated the 25th November, 2011, G . S .R . 318 ( E ), dated the 25th April, 2013 and G . S . R . 397 ( E ), 
dated the 25th June 2013 , G . S . R . 226 ( E ), dated the 13th March , 2014 , G .S . R . 494 ( E ), dated the 11th July , 
2014 , G .S . R . 354 (E ), dated the 29th March , 2016 , G .S . R . 944 (E ) dated the 30th September, 2016 and G .S . R ., 
G . S .R . 54 (E ) dated the 18th January , 2017 , G . S. R . 382 (E ), dated the 31st March , 2017 and G .S .R . 863( E ), 
dated the 30th June, 2017 . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 

ALOK 


Digitally signed by 
ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 10 . 13 
12 :39 :09 + 05 30 


KUMAR 


